रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


HO 


Hal 


REGD . NO . D . L.-33004 /99 


* . 12 / 118 


मत्यपवजयते 


भारत की राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PARTII - Section 3 - Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 302 ] 
No. 3021 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 1 , 1999 / ज्येष्ठ 11 , 1921 
NEW DELHI , TUESDAY, JUNE 1, 1999 /JYAISTHA 11, 1921 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 जून, 1999 


आयकर 


का . आ . 404( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 80 जजख की उपधारा ( ३ ) के खण्ड ( क ) के साथ पठित 
धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आयकर नियमावली 1962 को आगे संशोधित करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : 

( 1 ) इन नियमों को आयकर ( बारहवां संशोधन ) नियम, 1999 कहा जाए । 

( 2 ) ये पहली जून, 1999 से लागू होंगे । 
2. आयकर नियमावली, 1962 में नियम 18 खखक में उपनियम ( 1क ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा 
अर्थात् : 

" ( 1ख ) लेखाकार से प्रमाणपत्र जो कि धारा 80 जजख की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( 12 ) के अन्तर्गत कर निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाना 
होता है प्रपत्र सं. 10 गगकण में होगा। " 

3. आयकर नियमावली, 1962 के परिशिष्ट II में प्रपत्र 10 गगकछ के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" प्रपत्र सं. 10 गगकज 


[ देखें नियम 18 खखक ( 1ख ) ] 

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जजख की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( 1क ) के अन्तर्गत प्रमाणपत्र उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( 1क ) के 
अन्तर्गत प्रमाणपत्र । 


1635GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii )] 


I 


%3 


- 


- 


। 


। 


1. * मैंने/हमने उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए श्री / श्रीमती - - - - - - -- - 
- - - --- -- - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - 
-- - ( कर निर्धारिती के नाम पता और स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करें ।) द्वारा * * -- -- - - - - -- - 

-- - - -- - में संचालित 
- -- - ( देश का नाम ) - - - -- - -- - -- -- - -- -- - निष्पादन के व्यवसाय के तुलन पत्र और व्यवसाय के लाभ और हानि खाते की जांच कर 
ली है । 


2. " मैंने /हमने सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जो कि मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास में उक्त निर्धारित के मुनाफे को जो 
विदेशी परियोजना के निष्पादन से हुई थी जिसे निर्धारित ने परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया था पता लगाने के उद्देश्य से जरूरी थी । 

3. "मैं /हम प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि विदेशी परियोजना रिजर्व खाते में डाली गई राशि , वर्ष - - - - - - - - - - से वर्ष -- -- - 
--- - - -- -- -- -- - - - - तक लाभांश अथवा लाभ के माध्यम से वितरण के अतिरिक्त व्यापार के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई है । 

4. * मैं / हमने प्रमाणित करता करते हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जजख के अन्तर्गतनिर्धारण वर्ष - - - - - - -- के 
संबंध में - - -- - - - निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती - - - -- - - - - रु. है जो कि इस फार्म के अनुबंध में दिए गए विवरण 
के आधार पर तैयार की गई है । 


5. मेरे/ हमारे विचार में और मेरी/ हमारी* सूचना के अनुसार तथा मुझे/ हमें * दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस फार्म के अनुबंध में दिए 
गए तथ्य सत्य एवं उचित है । 


हस्ताक्षरित 


लेखापाल 


दिनांक - - - - - - - - 


स्थान - - - - -- 


टिप्पणियां : 
1. " जो लागू न हो उसे काट दें । 

2. * * यहां निर्धारिती द्वारा ली गई विदेशी परियोजना की अथवा जैसा भी मामला हो, निर्धारिती द्वारा ली गई विदेशी परियोजना के हिस्सा 
पाले कार्य की प्रकृति बताएं । 

3. यह प्रमाणपत्र निम्न द्वारा दिया जाना है : 


(i ) सनदी लेखापाल अधिनियम , 1949 ( 1949 का 38 ) के अर्थ के दायरे में आने वाले सनदी लेखापाल अथवा 


( ii ) कोई भी व्यक्ति, किसी भी राज्य के संबंध में , कम्पनी अधिनियम 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 226 की उपधारा ( 2 ) में उपबंधों की 

बदौलत उस राज्य में पंजीकृत कम्पनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने हेतु पात्र हैं । 
4. जहां इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले का उत्सर नकारात्मक अथवा किसी शर्त के सहित दिया जाता है , रिपोर्ट में उसके कारणों 
का उल्लेख किया जाएगा । 

अनुबंध 
( प्रपत्र सं. 10 गगफज का पैराग्राफ 3 देखें ) 


1 . 


धारा 80 जजख की उपधारा ( 3 ) के अनुसार 
अभिकलित की गई पात्र विदेशी परियोजनाओं 
से व्युत्पन्न लाभ 
उपरोक्त मद सं . 1 के पचास प्रतिशत के 
बराबर रकम 


2. 


3. 


धारा 80 जजख की उपधारा 3 के खण्ड ( iii ) 
के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती द्वारा 
भारत में लाई गई विदेशी मुद्रा 


[ भाग II -- खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


4. धारा 80 जजख की उपधारा 3 के खण्ड ( iii ) 

के अनुसार विदेशी परियोजना रिजर्व खाते में जमा की गई रकम 


5. धारा 80 जजख के अन्तर्गत कटौती जिसका 

निर्धारिती हकदार है 
धारा 80 जजख की उपधारा ( 4 ) और उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( i ) के अनुपालन को दर्शाते हुए " विदेशी परियोजना आरक्षित रिजर्व 
खाता " का विवरण : 


जमा की गई रकम 


धारा 80 जजख की उपधारा ( iii ) 
के अनुसार उपयोग की गई रकम 


धारा 80जजख की उपधारा ( 4 ) 
के अन्तर्गत पुनः जोड़ी जाने वाली रकम 


निर्धारण वर्ष रकम( रु. ) 


निर्धारण वर्ष रकम ( रुपए ) 


निर्धारण वर्ष 


रकम ( रुपए ) 


दिनांक - - - - - - - - - 
स्थान - - - - - -- - - - 


हस्ताक्षर 

# लेखाकार 
# यह अनुबंध प्रपत्र सं. 10 गगकज की टिप्पणी सं. 3 पर वर्णित लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है । " 

[ सं. 10948/ फा , सं. 142 /9/ 99 - टी पी एल ] 

सुमिति श्रीवास्तव, अवर सचिव 
टिप्पणी : - प्रधान नियम दिनांक 26 - 3 - 1962 की अधिसूचना का . आ . 969 के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे जिसे समय - समय पर संशोधित 

किया गया है, अंतिम संशोधन दिनांक 31 - 5 - 99 को का . आ . सं. 401 ( अ ) द्वारा किये गये थे । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
( Central Board of Direct Taxes ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 1st Junc, 1999 

INCOME- TAX 


S. 0 . 404 ( E ). - In exercise of powere conferred by section 295, read with clause (ia ) to sub 
section ( 3 ) of section 80HHB of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central 
Board of Diretct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income -tax 
Rules , 1962 , namely : 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Income- tax (12th Amendment) Rules ,1999 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Ser. 3 ( ii )] 


(2 ) 


They shall come into force on 1st day of June , 1999 . 


after sub -rule (1A ) 


following 


2 . In the Income-tax Rules , 1962 , in rule 18BBA , 
sub - rule shall be inserted namely , - 


" Y 1B ) Tho certificate from an accountant which le required to be 
furnished by the assoas . . under clau . ( la ) of sub -section (3) of section 
BOHHB shall be in Form No. 10CCAH " . 


3 . in Appendix Il to the Income tax Rule , 1962, afrer form 10CCAG the following 
Form shall be inserted namely , 


" FORM NO . 10CCAH 

[See rule 18BBA ( 1B )] 
certificato under under clause (la ) of sub - eection (3 ) of section 80 HHB 

of the Income-tax Act, 1961 


1 . * I/We have examined the balance sheet of the business of the execution of * * 
. .... .. .... ... ... ... in ... . 

(name of the country ) 
carried on by Shri/M /8 ........ 

(mention name, address and permanent account numberof tho a $ 889880 ) 
as at ..... ....... 

...... and the profit and loss account of the said business for the year 
ended on that date . 


2 . IWe have obtained all the information and explanations which to the best of my/our* 
knowledge and belief were necessary for the purposes of ascertaining the profits of the 
said A800990e derived from execution of foreign project,receipts of which were received 
by the assessen in convertible foreign exchange . 


3 . * IWe also cortity that the amounts credited to Foreign Projects Reserve Account, 
from the year ... ..... to the year ....... have been utilised for the purposes of business 
other than for distribution by way of dividend or profits . 


4 . *I/Wo certify that the deduction to be claimed by the a8808800 under section 8OHHB of 
the Income -tax Act, 1961 in respect of the assessment year ... ......... is Rs. ...... . .... which 
has been worked out on the basis of the details given in the Annexure to this Form . 


( 477 II - U U 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . In my /our opinion and to the best of my/our* information and according to the 
explanations given to me/us * the particulars given in the Annexure to this Form are true 
and correct . 


Date ....... 


UITIILIT 


IIIIIIIIIIIIIII 


Place ... ... 


Signed 


# Accountant 


2 . 


Notos : 
1 . "Delete whichever is not applicable . 

**Here give nature of foreign project undertaken by the asse8808 or, as the case 
may be, work forming part of a foreign project undertaken by the asse9800 . 
# This certificate is to be given by 
( 1 ) a chartered accountant within the meaning of Chartered Accountant Act, 

1949 ( 38 of 1949); or 
( ii ) any person who , in relation to any State , is, by virtue of the provisions in 

sub -section (2 ) of section 226 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1966 ), 
entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in 

that State . 
4 . Where any of the matter stated in this report to answered in the negative or with a 

qualification , the report shall state the reasons therefor. 


ANEXURE 
(see paragraph 3 of Form No. 10 CCAH ) 


1. 


Rs 


Profits derived from eligible foreign project computed as 
per sub-section (3 )of section 8OHHB . 


2 . 


The amount equivalent to fifty percent of item 


1 above 


Rs............. 


Foreign Exchange brought into India by the a8568900 in 
accordance with the provision of clause ( lll) of 
sub -section 3 of section BOHHB . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part (I - Ser : 3 ( ii ) 


Re........ 


The amount credited to Foreign Project Reserve Account 
as per clause ( ii) of sub - section (3 )of section 8OHHB . 


5 . 


Deduction under section 8OHHB to which the assessee is 
entitled 


Rs .... . . 


VOL. IIIIII 


6 . Details of " Foreign Project Reserve Account" showing compliance of clause (ii ) 
of sub -section (3 ) and sub -section (4) of section BOHHB 


Amount Credited Amount Utilized as per sub Amount liable to be added 
section3 ( iii)of 

back under subsection (4 )of } 
section8OHHB 

section 80HHB 
Assessment 

ont Amount(Rs ) Assessment Amount(Rs) Assecament Amount(Rs) 
Year 
Year 

year 


Date ..... 


UNA 


Place ....... 


AL1000PL 


Signed 
# Accountant 


# This Annexure is to be signed by the accountant mentioned at Note 3 of Form No 
10CCAH ." 


[No. 10948 /F. No. 142 /9/99- TPL ] 
SUNITI SRIVASTAVA , Under Secy . 


Note : The principal rules were published under Notification No. S .O . 969 dated 26 - 3- 1962 which has been amended from 

time to time, the last amendmentboing S.O . No. 401 (E ) dated 31 -5 - 99. 


Printed by tho Manager, Govt of India Pronk , Ring Road , Muyapur , New Delhi- 110664 

und Published hy tho Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


